निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 52 


5 पौष 1940 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

26 दिसम्बर 2018 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-8 
भाग - 1 - क -स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और 

मुख्तारी 
परीक्षाओं के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , 

छात्रवृत्ति प्रदान , आदि। 
भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 -बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि। 
भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम , 

भारत गजट । और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 5 - बिहार विधान मंडल में 

में पुर : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 

विधेयक । 
भाग - 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


9-9 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 26 दिसम्बर 2018 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग 


जन्म तिथि 


गृह जिला 


1 

1 


अधिसूचना 

12 दिसम्बर 2018 
सं 0 V / नि0-3-01 / 2018-4077 --बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56 वीं से 59 वीं तक सम्मिलित 
संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के पत्रांक -203 दिनांक 10.10.2018 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों 
को अस्थाई रूप से परीक्ष्यमान अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक (वेतन स्तर -9) के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम 
के सामने कॉलम-8 में अंकित जिला में संयुक्त अवर निबंधक के पद पर पदस्थापित किया जाता है: 
क्र 0 | अनुक्रमांक 
अनुक्रमांक | नवनियुक्त अवर निबंधक का मेघा 

आरक्षण 

पदस्थापित 
नाम / स्थायी पता क्रमांक कोटि 

जिला 
2 3 

4 5 6 7 

8 
211994 श्रीमती शाकम्भरी चन्दन 

2 

सामान्य 11.12.85 दरभंगा समस्तीपुर 
द्वारा श्री महेश झा 

( 01 ) 
ग्राम + पो 0 - कोथु पूर्वी 
भाया - बेनीपूर 

जिला - दरभंगा, पिन -847103 
2 471683 श्री राज कुमार प्रभाकर 

141 सामान्य 15.02.83 

नालंदा मुजफ्फरपुर 
गाँव + पोस्ट - बंगपुर 

( 01 ) 
थाना - परवलपुर 

जिला - नालन्दा, पिन -803114 
3 204553 श्री अम्बुज कुमार कुणाल 

197 सामान्य 10.01.83 सिवान पूर्वी चम्पारण 
ग्राम + पोस्ट - सरहरा 

( 01 ) 
जिला - सिवान, 

पिन -841203 
4 487199 मो 0 मुशीर आलम 

209 सामान्य 31.10.87 

मधुबनी 

गया 
ग्राम + पो 0 - मकसुदा 

( 01 ) 
भाया - पंडौल, पो 0 - सकरी 

जिला - मधुबनी, पिन -847234 
5 410592 श्री सत्य प्रकाश अनंत 

216 सामान्य 31.01.84 जहानाबाद 

भागलपुर 
गाम - जयनंदन बिगहा 

( 01 ) 
पो 0 - गंगापुर, थाना - हुलासगंज 

जिला - जहानाबाद ,पिन -804407 
6 353699 श्री अरविन्द कुमार यादव 

224 सामान्य 05.01.77 प ० चम्पारण भोजपुर 
ग्राम + पो ० - मठिया 

( 01 ) 
थाना - लौरिया 
जिला पश्चिम चंपारण 

पिन -845453 
7 345727 श्री प्रसन्न कुमार 

228 सामान्य 25.05.76 नालंदा दरभंगा 
द्वारा श्री नागेश्वर प्रसाद 

( 01 ) 
( उमाँ भवन ) दारोगा कुआँ, 
हिलसा, नालन्दा, 

पिन -801302 
8 107619 श्री प्रफुल्ल कुमार सिंह 

237 सामान्य 14.02.90 भोजपुर कटिहार 
द्वारा - नवल किशोर सिंह 

(01 ) 
गाँव + पो 0 - अलीपुर 
थाना -मुफ्फसील ( आरा) 
जिला - भोजपुर , पिन-802161 


बिहार गजट , 26 दिसम्बर 2018 


3 


मेघा 
क्रमांक 


जन्म तिथि 


आरक्षण 
कोटि 


गृह जिला 


पदस्थापित 
जिला 


1 


4 


5 


7 


6 
25.01.84 


8 
नालंदा 


241 


पटना 


सामान्य 
(01 ) 


243 


10.04.86 


पटना 


पूर्णिया 


सामान्य 
( 01 ) 


313 


24.12.75 


भागलपुर 


वैशाली 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 

( 04 ) 


379 


04.03.83 


पूर्णिया 


रोहतास 


अनुसूचित 
जनजाति 
( 03 ) 


385 


02.12.82 


सीतामढ़ी 


सारण 


क्र 0 | अनुक्रमांक 
अनुक्रमांक | नवनियुक्त अवर निबंधक का 

नाम / स्थायी पता 
2 

3 
9 454949 

श्रीमती ज्योत्सना कुमारी 
द्वारा - अजीत कुमार 
ग्राम + पो 0 - छिहत्तर 
थाना– मनेर, जिला - पटना 

पिन -801108 
10 284064 

श्री राजीव रंजन 
मकान न0-470 , नेहरू नगर 
पो 0 - पाटलिपुत्रा, 

पिन -800013 
11 477897 

श्रीमती मह जबीन 
मो o- मोजाहिदपुर पुरब 
गुरहटटा 
थाना- मोजाहिदपुर 
पो 0 - भागलपुर सिटी, 

जिला - भागलपुर , पिन -812002 
12 205655 श्री सन्तोष कुमार लोहरा 

द्वारा - नवीन लोहरा 
पूणियाँ कोर्ट ,रेलवे गुमटी 
नं0–3, महारानी हाता, 
थाना - के 0 हाट 

जिला - पूणियाँ, पिन -854301 
13 171310 

श्री अहमद हुसैन 
ग्राम + पो 0 - हनुमाननगर 
थाना - सुरसण्ड 

जिला - सीतामढ़ी, पिन -843331 
14 327335 श्री देवेन्द्र प्रसाद 

ग्राम - भैंसही, पो 0 - पाड़रखाप 
थाना – भैरोगंज, भाया - बगहा 
जिला - प ० चम्पारण, 

पिन -845101 
15 154454 

श्री कौशल कुमार मधुकर 
ग्राम + पोस्ट - बरैय 
थाना +जिला - खगड़िया 

पिन -851204 
16 169149 

श्री संजीव रंजन 
द्वारा - गोपाल नारायण सिंह 
न्यू ऐरिया , बिहाइन्ड वी मार्ट , 
नियर शिव मंदिर, एम ० जी ० 
रोड, जिला - औरंगाबाद, 

पिन -824101 
17 118047 

एम0 आई0 जी0-326, 
लोहिया नगर , 

कंकड़बाग 
कॉलनी, 

पटना, पिन -800020 
174394 

श्री संजय कुमार 
ग्राम + पो 0 - बेदौल बाज 
थाना - पुरनहिया , 
भाया -पिपराही 
जिला - शिवहर, पिन -843334 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 

( 04 ) 


477 


02.12.71 


प ० चम्पारण 


बेगूसराय 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 

( 04 ) 


480 


25.10.82 


खगड़िया 


सिवान 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 

(04 ) 


566 


01.01.82 


औरंगाबाद 


मधुबनी 


सामान्य 
विकलांग 
अस्थि 
( 01 ) 


श्री तुषार 


1011 


01.01.83 


पटना 


सीतामढ़ी 


अनुसूचित 

जाति 
( 02 ) 


18 


1024 


30.05.77 


शिवहर 


प ० चम्पारण 


अनुसूचित 

जाति 
( 02 ) 


4 


बिहार गजट , 26 दिसम्बर 2018 


गृह जिला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


19 


249191 


1114 


क्र 0 | अनुक्रमांक | नवनियुक्त अवर निबंधक का मेघा आरक्षण 

जन्म तिथि 

पदस्थापित 
नाम / स्थायी पता क्रमांक कोटि 

जिला 
7 

8 
श्री अजय कुमार चौधरी 

अनुसूचित | 25.05.75 दरभंगा गोपालगंज 
ग्राम - रामबेरई, पो 0 - अतिहर 

जाति 
भाया - सारामोहनपुर 

( 02 ) 
जिला - दरभंगा, पिन -846007 
2. नव नियुक्त परीक्ष्यमान अवर निबंधको को विभागीय संकल्प ज्ञापांक -3944 दिनांक 04.12.2018 द्वारा निर्धारित 
आधारभूत एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है । 

परीक्ष्यमान अवधि दो वर्ष की होगी, जिसमें विहित विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । 

4. प्रमाण पत्रों के सत्यापन / संपुष्टि में प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रो से भिन्नता प्रतिवेदित होने या चरित्र / पूर्ववृत 
का प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी । परीक्ष्यमान 
अवर निबंधको को सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात् वेतन भुगतान किया जायेगा । 

5. सभी नवनियुक्त अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक योगदान देने के समय हाल का पासपोर्ट साईज दो अदद 
फोटो, तिलक / दहेज नहीं लेने - देने संबंधी शपथ - पत्र, चल - अचल संपत्ति की विवरणी संलग्न करेंगे । 

6. सभी अस्थाई रूप से नियुक्त अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक अपने नाम के सामने पदस्थापित जिला में 
अधिसूचना निर्गत तिथि से तीस दिनों के अंदर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
देवकी नन्दन दास , उप - सचिव । 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचनाएं 

17 दिसम्बर 2018 
सं0 7 / सी 0 सी 0 ए0-1024 / 2001 (खंड- II) गृ 0 आ 0 / 11619 - बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81 ) की 
अध्याय 2 की धारा 12 ( 2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल , राज्य के सभी जिला 
दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 
गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या -7996, दिनांक 12.09.2018 के क्रम में अगले तीन महीनों के 
लिए अर्थात दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2019 तक ( एक जनवरी दो हजार उन्नीस से एकतीस मार्च दो हजार उन्नीस तक ) 
प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


30 नवम्बर 2018 
सं0 1 / एल1-10-05 / 2011 - गृ0 आ 0 / 10134 -- श्री विकास वैभव, भा 0 पु 0 से0 (2003 ) पुलिस उप - महानिरीक्षक , पूर्वी 
क्षेत्र, भागलपुर को व्यक्तिगत एंव आवश्यक कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 
20 के अन्तर्गत दिनांक 17.12.2018 से 07.01.2019 तक कुल 22 ( बाईस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

2. श्री वैभव की अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री जितेन्द्र मिश्रा, भा 0 पु 0 से0 
(2004), पुलिस उप - महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


30 नवम्बर 2018 
सं 0 1 / एल1-10-07 / 2012 - गृ0 आ 0 / 10136 -- सुश्री धुरत सायली सावलाराम, भा 0पु 0 से0 ( 2010) पुलिस अधीक्षक, 
अररिया को निजी कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 
08.12.2018 से 02.01.2019 तक कुल 26 ( छब्बीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. सुश्री सावलाराम की अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री क्षत्रनील सिंह , 
भा 0 पु0 से0 ( 2005 ) समादेष्टा, बि o सै 0 पु0-06 , मुजफ्फरपुर ( अतिरिक्त प्रभार - समादेष्टा , बि 070पु0-15, बगहा) रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 26 दिसम्बर 2018 


5 


8 दिसम्बर 2018 
सं 0 1 / पी01-02 / 2013 खंड- II गृ0 आ 0 / 11330 -- श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय, भा 0पु 0 से0 (1987), महानिदेशक बिहार 
पुलिस अकादमी, पटना ( अतिरिक्त प्रभार – पुलिस महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार , पटना) को अगले आदेश तक अपने 
कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिहार , पटना के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


29 अक्तूबर 2018 
सं 0 1 / एल1-10-15 / 2014 - गृ0 आ 0 / 9354 -- श्रीमती किम, भा 0 पु0 से 0 (2008), समादेष्टा , बिहार सैन्य पुलिस -14 , 
पटना ( अतिरिक्त प्रभार समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस -01, पटना) को उनके द्वितीय संतान के लिये दिनांक -03.10.2018 से 
दिनांक -31.03.2019 तक कुल -180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति अखिल भारतीय सेवाएं ( अवकाश ) 
नियमावली 1955 के नियम 18(1) अन्तर्गत प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती किम की अवकाश अवधि में श्री अरविन्द ठाकुर, भा 0 पु0 से0 ( नव प्रोन्नत ), पुलिस महानिरीक्षक के सहायक, 
बिहार सैन्य पुलिस, बिहार , पटना अपने कार्यो के अतिरिक्त समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस -14 , पटना एवं समादेष्टा , बिहार 
सैन्य पुलिस -01, पटना के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


29 अक्तूबर 2018 
सं0 1 / एल1-10-02 / 2012 - गृ0 आ 0 / 9337 -- श्री नैयर हसनैन खान, भा 0पु 0 से 0 (1996 ) पुलिस महानिरीक्षक, 
पटना प्रक्षेत्र, पटना को पारिवारिक एवं चिकित्सा संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 
1955 के नियम 10 , 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 22.12.2018 से 11.01.2019 तक कुल 21 (इक्कीस ) दिनों के उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है 

2. श्री खान की अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री बच्चु सिंह मीना, भा 0 पु 0 से 0 
(1996), पुलिस महानिरीक्षक ( सुरक्षा) बिहार , पटना रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


- 


10 अक्तूबर 2018 
सं ० 1 / एल01-10-17 / 2017 गृO आ / 8879 -- श्री सुरेश प्रसाद चौधरी , भा 0 पु0 से 0, (2004). पुलिस 
उप - महानिरीक्षक , कोसी क्षेत्र, सहरसा को MCTP phase - IV के foreign Component दिनांक 22.10.2018 से 26.10. 
2018 की अवधि के बाद दिनांक -27 / 28.10.2018 ( शनिवार एवं रविवार ) के Prefix के साथ दिनांक 29.10.2018 से 01.11. 
2018 तक कुल 4 ( चार) दिनों के Ex-India Leave की स्वीकृति आकस्मिक अवकाश के रूप में प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


10 अक्तूबर 2018 
सं ० 1 / एल01-10-02 / 2017 गृ 0 आ 0 / 8880 - श्री विजय 

विजय कुमार वर्मा, भा 0 पु0 से0, ( 2004), पुलिस 
उप - महानिरीक्षक , सारण क्षेत्र, छपरा को MCTP phase-IV के foreign Component दिनांक 22.10.2018 से 26.10. 
2018 की अवधि के बाद दिनांक -27 / 28.10.2018 ( शनिवार एवं रविवार ) के Prefix के साथ दिनांक 29.10.2018 से 01.11. 
2018 तक कुल 4 ( चार) दिनों के Ex-India Leave की स्वीकृति आकस्मिक अवकाश के रूप में प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


27 फरवरी 2018 
सं0 1 / पी01-02 / 2013 खंड- II गृ0 आ 0 / 1656 -- श्री के 0 एस 0 द्विवेदी, भा 0पु 0 से0 (1984 ), पुलिस महानिदेशक 
( प्रशिक्षण), बिहार, पटना [ अतिरिक्त प्रभार – अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना] को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिदेशक , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
यह अधिसूचना दिनांक 01.03.2018 से प्रभावी होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


6 


बिहार गजट , 26 दिसम्बर 2018 


11 दिसम्बर 2018 
सं 0 1 / एल1-10-20 / 2009 - गृ0 आ 0 / 11402 -- श्री दिनेश सिंह बिष्ट, भा 0 पु0 से 0 (1987), अपर पुलिस महानिदेशक 
( प्रशिक्षण) बिहार , पटना को विदेश में अपनी पुत्री का एल ० एल ० एम कोर्स के लिए विश्वविद्यालय में नामांकन की व्यवस्था एवं 
अपने एक मित्र के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 
10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 07.01.2019 से 27.01.2019 तक कुल 21 (इक्कीस ) दिनों का उपार्जित अवकाश की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. उक्त स्वीकृत उपार्जित अवकाश की अवधि में श्री बिष्ट को आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, कनाडा एवं अन्य पारगमन देशों 
की निजी खर्च पर निजी विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


11 दिसम्बर 2018 
सं 0 1 / विविध - 10-14 / 2016 गृ0 आ 0 / 11418 -- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण पटना पीठ, पटना में दायर 
ओ0 ए 0 संख्या -90 / 2007 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2009 के विरूद्ध संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च न्यायालय पटना 
में दायर सी 0 डब्ल्यू0 जे 0 सी 0 संख्या -17376 / 2009 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2016 के अनुपालन में संघ लोक सेवा 
आयोग द्वारा दिनांक 10.08.2017 को प्रदत्त अनुमोदन के आलोक में गृह मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश संख्या- I 
14013/ 5/ 2010 -IPS.I ( Part-I) दिनांक 16.11.2017 द्वारा श्री राम का नाम बिहार संवर्ग के भा 0 पु 0 से0 में प्रोन्नति हेतु 
चयन सूची 2005 के क्रमांक 3 (ए) पर शामिल करते हुए सभी लाभ वैचारिक रूप से अनुमान्य किया गया है । चयन सूची में 
श्री राम को इस शर्त के साथ सम्मिलित किया गया कि चयन सूची में नाम के अन्तरवेशन (Interpolation ) के मामले में 
भारत सरकार के निर्णय एवं न्यायिक आदेश के अध्यधीन होगा । 

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 16.11.2017 द्वारा नियुक्त श्री रामजग राम को गृह मंत्रालय के 
आदेश दिनांक 10.08.2018 द्वारा भा 0 पु0 से 0 का 1997 बैच आवंटित किया गया । 

3. उक्त के आलोक में श्री रामजग राम, भा 0 पु0 से0 ( 1997 ) सम्प्रति सेवानिवृत को 09 वर्षों की सेवा अवधि के 
पश्चात अनुमान्य कनीय प्रशासनिक कोटि में वैचारिक प्रोन्नति दिनांक 01.1.2006 के प्रभाव से प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


29 अक्तूबर 2018 
सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ. - 9359 -- श्री सुनील कुमार , भा 0 पु0 से 0 

भा 0 पु0 से0 (1987), महानिदेशक - सह 
अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक , बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम प्रा 0 लि 0 ( अतिरिक्त प्रभार - पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, बिहार , 
पटना) अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त महानिदेशक - सह - महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें , 
बिहार , पटना तथा महानिदेशक - सह - आयुक्त, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे । 
यह अधिसूचना दिनांक 01.11.2018 से प्रभावी होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

11 दिसम्बर 2018 
सं 0 2 / HSRP - 05 / 2018 परि०, -7843-- केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली -1989 के नियम-50 में भारत सरकार 
द्वारा किये गये संशोधन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पेटिशसन सं0-510 / 2005 में पारित न्यायादेश 
के आलोक में राज्य सरकार ( परिवहन विभाग) द्वारा मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम प्रा 0 लि 0, (लिंक प्वाईंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा ० 
लि 0 के साथ संयुक्त उपक्रम) नई दिल्ली के साथ HSRP योजना के कार्यान्वयन हेतु एकरारनामा निष्पादित किया गया है । 

उक्त एकरारनामा की कंडिका -2.3.2 के आलोक में जहानबाद / नालन्दा / गया / बेतिया / सुपौल / जमुई / 
समस्तीपुर / पटना एवं सहरसा के जिला के जिला परिवहन कार्यालय परिसर में पर्याप्त स्थान के अभाव में एवं कार्यहित में 
वेन्डर द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों / डीलर प्वाईंट के लिए समर्पित अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित स्थलों को 
HSRP के Collection and Affixation Centre हेतु अधिसूचना निर्गमन की तिथि से Deemed DTO Premises 
अधिसूचित किया जाता है : 


बिहार गजट, 26 दिसम्बर 2018 


7 


SL. District Centre / Dealer Name 

Addess 

Remarks 
1 . Shiva Auto 

Nawabganj Road, Makdumpur, 

Jehanabad 
Jehanabad 
2 . Raj Enterprises Bhagirath Bigha Raja Bajar, 

Jehanabad 
3 . Nalanda Madhav Automobiles Near Hanuman Mandir, Gaya 

Road, Islampur, Nalanda. 
4 . Gaya Nath Automobiles NH -83 , Gaya Patna Road , 

Belaganj,Gaya 
5 . Bettiah Modern Auto Agency Lal Bazaar , Bettiah 
6 . Supaul R.K. Automobiles Kishanpur Road , Near 

Collectoriate , Supaul 
7 . Jamui 

Laxmi Auto Honda Station Road , Jamui 
8 . Samastipur Yes Services 

Bazar Samiti, Near Raj Public 

School, Samastipur 
9 . Patna Ranjan Motors 

Sudarshan Path , Patna City , 

Patna 
10 . Saharsa Koshi Vahan 

NH - 107, Koshi Dharmkanta , 
Pradushan Janch 

Saharsa 
Kendra 
मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम , (लिंकप्वाईंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रा 0 लि 0 के साथ संयुक्त उपक्रम ) नई दिल्ली को निदेश 
दिया जाता है कि Deemed DTO Premises के अन्तर्गत संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी (निबंधन प्राधिकार) के 
नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में HSRP लगाने का कार्य सम्पादित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0) अस्पष्ट, राज्य परिवहन आयुक्त । 


जल संसाधन विभाग 


आवश्यक सूचनाएं 

20 दिसम्बर 2018 
विषय -रब्बी सिंचाई 2018-19 के दौरान सारण मुख्य नहर एवं इसके वितरण प्रणालियों में जलश्राव बंद रखने के 
संबंध में । 

सं 0 सिं 0 को0-01 / 2001 पार्ट III -664-- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन , जल संसाधन विभाग, सिवान के 
परिक्षेत्राधीन पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य प्रगति पर होने के कारण सारण मुख्य नहर एवं इसके वितरण 
प्रणालियों में आगामी रब्बी सिंचाई 2018-19 की अवधि में जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है । 

अतः इन नहरों के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि आगामी रब्बी सिंचाई 2018-19 की अवधि 
में इन नहरों में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी । उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से 
पटवन करने का कष्ट करेंगे । उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है । 

आदेश से, 
अरूण कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण ) । 


। 


20 दिसम्बर 2018 
विषय - रब्बी सिंचाई 2018-19 के दौरान पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर के वि ० दू0 252.70 से 268.40 तक एवं इससे 
निसृत रतनी वितरणी एवं मऊ माईनर में जलश्राव बंद रखने के संबंध में । 

सं 0 सिं 0 को0-01 / 2001 पार्ट III-665-- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन , जल संसाधन विभाग , गया के परिक्षेत्राधीन 
पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर के वि ० दू0 252.70 से 268.40 तक एवं इससे निसृत रतनी वितरणी एवं मऊ माईनर नहर के 
पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य हेतु इन नहरों में आगामी रब्बी सिंचाई 2018-19 की अवधि में जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय 
लिया गया है । 


8 


बिहार गजट , 26 दिसम्बर 2018 


अतः इन नहरों के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि आगामी रब्बी सिंचाई 2018-19 की अवधि 
में इन नहरों में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी । उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से 
पटवन करने का कष्ट करेंगे । उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है । 


आदेश से , 


अरूण कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण) । 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन , पटना 


अधिसूचना 

25 अक्तूबर 2018 
सं0 नि ० वि ० / विविध - गृह -130 / 2018-4007 -- माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस 
नं०-22616 / 2018 बिनेश कुमार बनाम् बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 26.04.2018 को आदेश पारित कर मोतिहारी 
थाना कांड संख्या-617 / 2017 का अग्रतर अनुसंधान का प्रभार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ग्रहण करने का आदेश दिया 
गया है । अतः अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए तत्कालिक प्रभाव से मोतिहारी थाना कांड संख्या -617 / 2017 के अधिग्रहण एवं 
अनुवर्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
उमेश चन्द्र विश्वास , अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 40-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


बिहार गजट, 26 दिसम्बर 2018 


9 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि । 


सं 0 1789-- मैं सौरभ पिता - सत्येन्द्र कुमार सिन्हा पता - रामपुर निकट देवी स्थान, नहर रोड, पोस्ट - महेन्दु , 
थाना- बहादुरपुर , पटना -6, शपथ पत्र संख्या-21 768, दिनांक 24.09.2018 द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि अब मैं 
सौरभ सिन्हा के नाम से जाना जाऊँगा । 


सौरभ । 


No. 1789 --- I Saurabh S/ o Satyendra Kumar Sinha R/ o Rampur Near Devi Asthan, 
(Nahar Road ) P.O.- Mahendru , P.S.- Bahadurpur, Dist- Patna- 800006 Bihar now will be known 
as Saurabh Sinha vide Affidavit No. 21768 Dated 24.09.2018 . 


Saurabh . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 40-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


